सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 167 राँची, बुधवार , 


27 फरवरी , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
25 जनवरी , 2019 


संख्या- 3/विविध - 07-01/ 2019 का .- 764 झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 
निम्नलिखित पदाधिकारियों को लोक सभा आम चुनाव , 2019 का कार्य सम्पन्न होने 
तक की अवधि के लिए मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रतिनियुक्त 
किया जाता है : 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 27 फरवरी, 2019 


क्र ० 


पदस्थापन स्थान 


पदाधिकारी का नाम / कोटि 

क्रमांक / गृह जिला 


1 


श्री शेखर जमुआर 


संयुक्त परिवहन आयुक्त , परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची 


2 


682/03, पटना 
( संयुक्त सचिव स्तर ) 
श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ , 
712/03 , दुमका 
( संयुक्त सचिव स्तर ) 


संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची 


2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार 

खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 167 -- 50 


